निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 155 ) 


9 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना , शुक्रवार, 29 अप्रील 2011 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

19 अप्रील 2011 
सं0 5 / सह. फ . बी . - 43 / 2009 – 1852 — राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ 2010 मौसम की बीमा 
के निमित्त चयनित फसलों का बीमा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 2594, दिनांक 23 जून 
2010 की कंडिका - 1 ( क ) में अगहनी धान फसल हेतु राज्य के भोजपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), खगड़िया, पूर्णिया 
एवं मुजफ्फरपुर जिलों में बीमा की इकाई पंचायत निर्धारित की गयी थी । 

___ योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार, पटना के परामर्श एवं राज्य स्तरीय 
समन्वय समिति की दिनांक 08 अप्रील 2011 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्णित सभी 
पाँचों जिलों में अगहनी धान फसल हेतु बीमा की इकाई पंचायत के स्थान पर अंचल निर्धारित की जाती है । 

इस हद तक अधिसूचना संख्या 2594, दिनांक 23 जून 2010 को संशोधित किया जाता है । अधिसूचना की 
अन्य सभी शर्ते पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 155 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


